रजिस्ट्री सं. डीएल - 33004/97 


REGD . NO . D .L.-33004/ 97 


S 


सयपाजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उपखण्ड ( 11 ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० ] 
No. 81 


- - - - - - - - - - - - - --- -- 
नई दिल्ली , सोमवार, जनवरी 5 , 1998 / पौष 15 , 1919 
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5 , 1998 /PAUSA 15 , 1919 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 5 जनवरी , 1998 


( आयकर ) 
का . आ . 12 ( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 6ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि एक विदेशी कम्पनी रोल्स रोयस मिलिटरी एरो इन्जिनस लि ., जिसका कार्यालय मुर 
8 बी . जे., इंग्लैंड में हैं को भारत की सुरक्षा से संबंधी परियोजनाओं में भारत में अथवा भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के साथ 
दिनांक 27 मार्च, 1996 को निष्पादित किए गए करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क के रूप में उद्भुत होने वाली किसी आय को 
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उक्त कम्पनी की कुल आय की संगणना करने के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा : 


परन्तु उक्त करार के अनुसरण में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति पर होने वाली आय पर धारा 10 के उक्त खण्ड ( 6ग ) के अन्तर्गत छूट नहीं दी जाएगी 
और उक्त कम्पनी की कुल आय की संगणना करने के लिए उक्त स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति पर होने वाली आय को ध्यान में रखा जाएगा । 


[ अधिसूचना सं. 10494/ फा . सं . 200 /112/ 96 - आयकर नि . I ] 


एच . के . चौधरी , अवर सचिव 


25 GI/ 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- - Suc . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue) 


Central Board of Direct Taxes 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th January , 1998 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 12 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (6C) of section 10 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ), the Central Government hereby declares that any income arising to the Rolls Royce Military Aero Engines Limited , a 
foregin company having its office at Moor lane ,Derby, DE24 8BJ, England , by way of fees for technical services received in 
pursuance of the agreement dated the 27th March , 1996 entered into with the President of India for providing services in or 
outside lodia in projects connected with security of India shall not be taken into consideration for computing the total income 
of the said company under tho Incomo-tax Act, 1961 : 

Provided that income on supply of spare parts in pursuance of the said agreemont shall not be exempt under said clause 
(6C ) of section 10 and income on supply of said spare parts shall,be taken into consideration for computing the total income 
of the said company. 


[Notification No. 10494 /F . No. 200 /112 /96 - ITA -I ] 


H . K . CHOUDHARY, Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications , Delhi- 110054 — 1998 


10 


